HARYANA GOVT. GAZ . ( EXTRA .), JUNE 26 , 2019 (ASAR . 5 , 1941 SAKA) 


183 


हरियाणा सरकार 
विधि तथा विधायी विभाग 

अधिसूचना 

दिनांक 26 जून , 2019 
संख्या लैज. 19 / 2019. - दि पंजाब एक्साइज ( हरियाणा वेलिडेशन) ऐक्ट , 2019, का निम्नलिखित 
हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 11 जून, 2019 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित 
किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम , 1969 (1969 का 17), की धारा 4 - क के खण्ड ( ख ) 
के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा : 

2019 का हरियाणा अधिनियम संख्या 19 
पंजाब आबकारी ( हरियाणा विधिमान्यकरण) अधिनियम , 2019 
पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914, हरियाणा राज्यार्थ, की धारा 59 के अधीन 
जारी अधिसूचना संख्या 7 / आ01 / पं0अ01 / 1914 / धा059 / 2017 , 
दिनांक 29 मार्च, 2017 के अधीन जारी किए गए आदेशों , 

की गई कार्रवाईयों तथा किए गए कार्यों 
को विधिमान्य करने के लिए 

अधिनियम 
भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह 
अधिनियमित हो : 


1. यह अधिनियम पंजाब आबकारी (हरियाणा विधिमान्यकरण ) अधिनियम , 2019, कहा जा सकता है । 


संक्षिप्त नाम । 


2. पंजाब आबकारी अधिनियम , 1914 (1914 का पंजाब अधिनियम 1) की धारा 59 द्वारा प्रदत्त विधिमान्यकरण । 
शक्तियों के प्रयोग में जारी की गई हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 
7 / आ01 / पं0अ01 / 1914 / धा059 / 2017 , दिनांक 29 मार्च, 2017 के अधीन किए गए सभी आदेशों , 
की गई कार्रवाईयों तथा किए गए कार्यों को इस प्रकार विधिमान्य रूप में किए गए, की गई तथा किए 
गए समझे जाएंगे तथा सदैव किए गए, की गई तथा किए गए समझे जाएंगे मानो उक्त अधिसूचना, 
उक्त अधिनियम की धारा 58 के अधीन जारी की गई थी तथा तदनुसार 
(i) सरकार द्वारा या सरकार के किसी अधिकारी द्वारा किए गए सभी आदेश, की गई 

कार्रवाईयां या किए गए कार्य, सभी प्रयोजनों के लिए, विधि के अनुसार किए गए, की 
गई तथा किए गए समझे जाएंगे तथा सदैव किए गए , की गई तथा किए गए समझे 

जाएंगे तथा विधि के किसी न्यायालय के सम्मुख प्रश्नगत नहीं किए जाएंगे ; 
(ii) कोई भी वाद या अन्य कार्यवाहियां किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकरण के सम्मुख 

चलाई या जारी नहीं रखी जाएंगी । 


मीनाक्षी आई० मेहता, 
सचिव , हरियाणा सरकार , 
विधि तथा विधायी विभाग । 


57146 — L. R. 


H. G. P., Chd . 


